संख्या - 432 

- 


विषय : 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


राँची , बुधवार , 


16 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

7 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


संकल्प 

2 अगस्त , 2022 


संचिका सं ० - 06 / टाना भगत - 283 / 2017 ( Part - 2 ) -2611 / रा ० -- 


टाना भगत परिवारों को 25 वर्ष एवं उससे ऊपर उम्र के टाना भगत को प्रत्येक वर्ष में 
दो बार वस्त्र के लिए कुल- 4000 / - ( चार हजार ) रूपये की स्वीकृति के संबंध में । 


1. टाना भगत समुदाय 1914 के आंदोलन से संबंधित है एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं । 
टाना भगत के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा संचालित सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया गया था । 
टाना भगत महात्मा गांधी के अनुयायी होने के साथ ही अंहिसा में विश्वास रखते है और अभी भी 
खादी कुर्ता , धोती एवं गांधी टोपी पहनते है । इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । इन्हे मुख्य धारा मे 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 

लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु विभागीय संकल्प संख्या -2121 , दिनांक -28.04.2017 द्वारा 
राज्य टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है । ये लोग मुख्य रूप से राँची , खूँटी , गुमला , 
सिमडेगा , लोहरदगा , चतरा , लातेहार एवं पलामू जिला में रहते हैं । 


2. दिनांक- 30.01.2021 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर टाना भगत परिवारों को प्रत्येक वर्ष 
में दो बार वस्त्र के लिए कुल 4000 / - ( चार हजार ) रूपये प्रदान करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री 
के द्वारा की गयी है । 


3. टाना भगत परिवारों / समुदायों के 25 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले महिला एवं पुरुष सदस्यों की 
प्रखण्डवार विस्तृत सूची की मांग संबंधित उपायुक्तों से की गयी जो निम्नवत् है : 
टाना भगत परिवारों के 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष / महिला सदस्यों 
पुरुष / महिला सदस्यों की 

जिलावार विवरणी : 


क्र 0 सं 0 जिला 


1 . 


2 


2 . 


3 . 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


राँची 

खूँटी 

गुमला 

सिमडेगा 


चतरा 

लातेहार 

लोहरदगा 


पलामू 

कुल 


पुरुष सदस्यों महिला सदस्यों कुल संख्या 
की संख्या 

की संख्या 

812 

1253 


148 


1681 


94 


198 


998 


906 


31 


4868 


141 


1199 


76 


162 


660 


838 


24 


4353 


2065 X 4000 


289 X 4000 


2880 X 4000 


170 X 4000 


360 X 4000 


1658 X 4000 


1744 X 4000 


55 X 4000 


9221X 4000 


कुल राशि ( रू ० 
में ) 


82,60,000 


11,56,000 


1,15,20,000 


6,80,000 


14,40,000 


66,32,000 


69,76,000 


2,20,000 


3,68,84,000 


वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 9221 महिला एवं पुरुष टाना भगतों को प्रति 
व्यक्ति को कुल- 4000 / - ( चार हजार ) रूपये मात्र की दर से कुल- 9221X4000 = 3,68,84,000 

( तीन करोड़ अरसठ लाख चौरासी हजार ) रूपये मात्र राशि का व्यय भार आयेगा । 

प्रत्येक वर्ष टाना भगत परिवारों की संख्या में होने वाली बढ़ोत्तरी या कमी के अनुरूप भुगतेय 
राशि परिर्वत्तनीय होगा । 

वित्तीय वर्षवार राशि का उपबंध राज्य योजना मुख्यशीर्ष 2029 - भू - राजस्व , लघुशीर्ष - 796 
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष - 21- टाना भगत विकास प्राधिकार को अनुदान के अंतर्गत 
सहायता अनुदान सामान्य ( गैर वेतन ) इकाई में कराया जायेगा । 


माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये गये घोषणा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा टाना भगत 
परिवारों के लिए प्रत्येक वर्ष में दो बार वस्त्र के लिए प्रति टाना भगत कुल- 4000 / - ( चार 
हजार ) रूपये मात्र की राशि की भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2022 के मद संख्या - 01 के रूप में 
स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण 
को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


( संदीप कुमार ) 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 43250 


3 


